इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic .in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


सत्यमा 


त्यमेत अब 


- 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 212 ] 


भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मई 2017 - वैशाख 22, शक 1939 


वाणिज्यिक कर विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 12 मई 2017 
क्र . एफ ए - 3 - 11 - 2017 - 1 - पांच ( 18 ). - मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की अनुसूची एक तथा दो में 
संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 70 - क की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते 
हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 70 - क की उप - धारा ( 1 ) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त 
व्यक्तियों की , जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है , जानकारी के लिए , एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा, यह सूचना 
दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर " मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर या उसके 
पश्चात् विचार किया जाएगा. 


किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से , ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो , . 
राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा. 


प्रारूप संशोधन 


उक्त अधिनियम में , 


1. अनुसूची, एक में 


( 1 ) अनुक्रमांक 2 के सामने, कॉलम ( 2 ) में , शब्द "विकलांग " जहां कहीं भी वह आया हो , शब्द " दिव्यांग " स्थापित 

किया जाए. 


( 2 ) अनुक्रमांक 54 के सामने, कॉलम ( 3 ) में , मद ( दो ) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक 

तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् : 


423 


424 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2017 


( दो ) " जब केन्द्रीय पुलिस कैन्टीन द्वारा सीमा सुरक्षा बल , केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल , केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल , इण्डो 

तिब्बत सीमा बल , असम रायफल्स तथा सशस्त्र सीमा बल के लिए , सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल , 
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल , इण्डो -तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, असम रायफल्स तथा सशस्त्र सीमा बल के सेवारत 
कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों को सीधे अथवा सब्सिडियरी कैन्टीन के माध्यम से विक्रय किया जाए और उनका विक्रय 

मूल्य केन्द्रीय प्रशासनिक समिति ( सीएसी ) द्वारा नियत मूल्य से अधिक न हो ". 
2. अनुसूची, दो में, 
( 1 ) भाग - दो में , 


अनुक्रमांक 10 के सामने, कॉलम ( 2 ) में , शब्द " एविएशन टर्बाईन फ्यूल और एविएशन गैस के स्थान पर, शब्द 
" ग्वालियर , जबलपुर तथा खजुराहो स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण /वायु सेना के हवाईपत्तन पर विक्रय की 
गई एविएशन टर्बाईन फ्यूल और एविएशन गैस " स्थापित किए जाएं. .. 


( ख ) अनुक्रमांक 10 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं , अर्थात् : 


( 2 ) 


( 3 ) 


" 10 क 


भोपाल तथा इंदौर स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / वायु सेना के हवाईपत्तन 
पर विक्रय की गई एविएशन टर्बाईन फ्यूल और एविएशन गैस. 


25 


10 ख 


एविएशन टर्बाईन फ्यूल और एविएशन गैस ( अनुसूची में अन्य स्थानों पर उल्लिखित 
को छोड़कर ) 


1 "; 


किसा 


( ग ) अनुक्रमांक 20 - ख के सामने , कॉलम ( 2 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की 

जाएं अर्थात्: 
" किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल, इण्डो 

तिब्बत सीमा सुरक्षा बल , असम रायफल्स तथा सशस्त्र सीमा बल के लिए केन्द्रीय पुलिस कैन्टीन, को केन्द्रीय 
पुलिस कैन्टीन द्वारा जारी इस प्रमाण - पत्र के विरूद्ध विक्रय किया गया कि क्रय किया जा रहा माल, सीमा 
सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल , केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल, इण्डो -तिब्बत सीमा सुरक्षा बल , असम 
रायफल्स तथा सशस्त्र सीमा बल के सेवारत कार्मिकों तथा सीमा सुरक्षा बल , केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल , 
केन्दीय आरक्षित पुलिस बल, इण्डो -तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, असम रायफल्स तथा सशस्त्र सीमा बल के भूतपूर्व 
सैनिकों को विक्रय के लिए है. . 


( घ ) अनुक्रमांक 114 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं अर्थात् : 


( 1 ) 


( 2 ) 


__ ( 3 ) 


" 115 


पंजीकृत व्यापारी द्वारा रूपांतरित किए गए सभी प्रकार के स्कूटर तथा सक्षम प्राधिकारी 5 "; 
द्वारा प्रमाणित किए गए स्कूटर केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रूपांतरित किए गए हैं 
तथा दिव्यांग व्यक्तियों को विक्रय किए गए हैं . 
स्पष्टीकरण : शब्द " सक्षम प्राधिकारी " से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग 

का इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी. ". , 
( 2 ) भाग - चार में ,- अनुक्रमांक 4- क के सामने , कॉलम ( 3 ) में , अंक " 14 " के स्थान पर , अंक " 12 " स्थापित किया जाए. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अरूण परमार, उपसचिव. 


HEZYGOT 16431 , FGHICA 12 47 $ 2017 


424 ( 1 ) 


. 


417961, fartigo 12 FT 


2017 


54. 74 - 3 - 11 - 2017 - 1 - 419 . — 4ra os faut 375105DG 348 so gus ( 3 ) at 375143U # 514 371984 THI 
Hit 46 3 - 11- 2017 - 1 - 419 ( 18 ), fatich 12 , 2017 at 31157 3179 eur myftar À TAGGRT Tonifera facut 
FICO 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अरूण परमार , उपसचिव. 


Bhopal , the 12th May 2017 


FA 3 -11-2017 - 1 - V ( 18 ): The following draft of amendments in the Schedule I and II to the Madhya Pradesh 
VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002 ) , which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1) of Section 70 - A of the said Act is hereby published as required by the proviso to sub -section ( 1) 
of Section 70 - A of the said Act , for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby 
given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of thirty days from the date of publication 
of this notice in the Madhya Pradesh Gazette . 


Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the 
time period specified above shall be considered by the State Government. 


DRAFT OF AMENDMENTS 


In the said Act, 


1. in Schedule 1, 


against serial number 2 , in column ( 2 ). for the word " handicapped wherever it occcurs, the 
word " " Divyang " shall be substituted . 


(2) 


against serial number 54 , in column (3 ) , for item (ii) and entry relating thereto , the 
following serial number and entry relating thereto shall be substituted , namely 


" ( ii) 


When sold by Central Police Canteen for Border Security Force, Central Industrial 
Security Force , Central Reserve Police Force , Indo Tibetan Border Police , Assam Rifles 
and Sashastra Seema Bal to serving personnel and ex -servicemen of Border Security 
Force , Central Industrial Security Force , Central Reserve Police Force , Indo Tibetan 
Border Police , Assam Rifles and Sashastra Seema Bal directly or through subsidiary 
canteens and their sale price does not exceed the price fixed by the Central Administrative 
Committee ( CAC)". 


anhedule I - 


2. in Schedule II, 


. 


. 


( 1) In Part-II, - 


(a ) against serial number 10 , in column (2 ), for the words " Aviation Turbine Fuel and aviation - 

gas" the words " Aviation Turbine Fuel and aviation gas sold at airport of Airport 
Authority of India/ Air force situated at Gwalior, Jabalpur and Khajuraho " shall be 
substituted . 


424 ( 2 ) 


HEZYGET 176747 , fatich 12 46 2017 


(b ) after serial number 10 , the following serial numbers and entries relating thereto shall be 

inserted , namely : 


( 1) 


( 2 ) 


" 10A 


Aviatioin Turbine Fuel and aviation gas sold at airport of Airport 
Authority of India /Air force situated at Bhopal and Indore . 


10B 


Aviation Turbine Fuel and aviation gas 
( excluding those mentioned elsewhere in 
the Schedule )." 


(c ) against serial number 20 - B , in column (2 ), for the existing entries, the following entries shall be 

substituted , namely : 


" canteen stores sold by a registered dealer to the Central Police Canteen for Border Security 

Force , Central Industrial Security Force, Central Reserve Police Force , Indo Tibetan 
Border police, Assam Rifles and Sashastra Seema Bal against a certificate issued by 
the Central Police Canteen that the goods being purcahsed are for sale to the serving 
Border Security Force , Central Industrial Security Force , Central Reserve Police 
Force , Indo Tibetan Border Police , Assam Rifles and Sashastra Seema Bal personnel 
and ex -servicemen of Border Security Force , Central Industrial Security Force , Central 
Reserve Police Force , Indo Tibetan Border Police , Assam Rifles and Sashastra Seema 
Bal. ” . . . 


(d ) after serial number 114, the following serial number and entries thereto shall be added , namely: 


( 1 ) 


(3 ) 


" 115 


5" ; 


All kinds of Scooters modified by a registered dealer and certified 
by competent authority that, the scooter is modified solely for a 
Divyang person and sold to a Divyang person . 
Explanation : The words " competent authority " 
means the competent authority of the Transport 
Department of the Government of Madhya Pradesh 
for the purpose ." . 


( 2 ) 


In part- IV , – against serial number 4A , in column (3), for the figure “ 14 " , the figure “ 12 ” 
shall be substituted . 


By oredr and in the name of the Governor of Madhya Pradesh 

ARUN PARMAR , Dy. Secy 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017. 


